निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1932 ( AO ) 
( सं० पटना 796) पटना, बुधवार 22 दिसम्बर 2010 


सं० 1751 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


शुद्धि - पत्र 

____ 22 दिसम्बर 2010 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 1717, दिनांक 15 दिसम्बर 2010 में निम्न प्रकार संशोधन 
किया जाता है । 

विषय में अंकित वाक्यों को विलोपित करते हुए निम्न प्रकार अन्तःस्थापित किया जाता है । 

" सुशासन के कार्यक्रम ( 2010 - 2015) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को 
लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में । " 

2. संकल्प के अंतिम पारा के वाक्यों को विलोपित करते हुए इसे निम्न प्रकार अन्तः स्थापित किया 
जाता है 

" राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब कारवाई सुनिश्चित करेंगे 
तथा राज्य स्तर से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । सुशासन के 
कार्यक्रम ( 2010 - 15) संलग्न है । " 

3. आदेश में "न्यूनतम साझा शब्दों को विलोपित करते हुए " सुशासन के " शब्दों को अन्तःस्थापित किया 
जाता है । 
शेष सभी यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

_ विजय कुमार वर्मा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 796 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


